रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 /99 


REGD. NO. D . L.- 33004 / 99 



MON 


.. 


. 


. 


- - 14 


सामव जगत 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


? 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii ) 
PART II — Section 3 – Sub -section ( ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , शनिवार , अगस्त 30 , 2014 / भाद्र 8 , 1936 
NEW DELHI, SATURDAY , AUGUST 30 , 2014 /BHADRA 8 , 1936 


सं . 1706] 
No. 1706] 


पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 2014 
का . आ . 2184 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) 
अधिनियम, 1962 (1962 का 50 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3 की उप - धारा (1) के अधीन 
जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ . 727 ( अ), तारीख 6 मार्च, 
2014, जो भारत के राजपत्र, तारीख 10 मार्च, 2014 में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमि में राजस्थान राज्य में कोटा संस्थापन से जौबनेर तक पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए कोटा - जौबनेर 
पाइपलाइन परियोजना के माध्यम से भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा एक पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए 
उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी । 


और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 28.03. 2014 को उपलब्ध करा दी गई थी । 

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप - धारा (1) के अधीन, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे 
दी है । 

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि 
पाइपलाइन बिछाने के लिये अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है । 

___ अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप -धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार 
का अर्जन किया जाता है और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप - धारा ( 4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख को केन्द्रीय सरकार में 
निहित होने की बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त , भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगा । 


3439 GI / 2014 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 (ii )] 


तहसील : मालपुरा 
| क . सं. | ग्राम का नाम 

1 | अजमेरी 


| 


| 


| 
| 


अनुसूची 
जिलाः टोंक 

सर्वे नं . 
1531 
1530 
1529 
1483 
1484 
1479 
1475 
1480 
1470 
1466 
1278 
1281 
1282 
1286 
1288 
1289 
1291 
1294 
1295 
1357 
1296 
1297 
1301 
1300 
1299 
1298 
1305 
1306 
1310 
1309 
1308 
1328 
1327 
1329 


राज्य: राजस्थान 
क्षेत्रफल हैक्टेयर में 

0 . 3456 
0 . 1584 
0 . 3960 
0 . 3888 
0 . 1512 
0 .1008 
0 . 0828 
0 . 0900 
0 .1440 
0 . 1296 
0 . 3888 
0 . 0072 
0 . 0072 
0 . 1440 
0 . 0360 
0 . 0900 
0 . 1296 
0 .0180 
0 .0144 
0 . 0036 
0 . 0018 
0 .1224 
0 . 0018 
0 . 0216 
0 .0432 
0 . 0504 
0 . 0054 
0 . 0864 
0 .0036 
0 . 1170 
0 . 0036 
0 . 1044 
0 .0576 
0 . 0090 
0 .0720 
0 . 0756 
0 .0432 
0 .0432 
0 .0936 
0 .0576 
0 .0504 
0 .0252 
0 . 1080 
0 .0936 
0 . 0540 
0 . 0090 
0 .0432 
0 .0648 
0 .0468 
0 .0864 
0.0144 


| 


754 


755 
757 
758 
759 


762 
763 
764 


669 


667 
668 
666 
661 
647 
648 
645 


[ TT II – QUE 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


I 


642 
640 
639 
638 
636 
635 
634 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
366 
389 
388 
392 
394 
401 
400 


0 .0576 
0 .0576 
0 .0576 
0 .0360 
0 .0720 
0 .0648 
0 .0576 
0 . 0504 
0 .0090 
0 .0054 
0 .0036 
0 .0864 
0 . 1080 
0 . 1296 
0 . 0576 
0 .0090 
0.0090 
0 . 1440 
0 . 1872 
0 .0720 
0 . 0072 
0 .0054 


65 


1312 


[WT. FF. 317 – 31015 / 33 / 2013 – 31737T - II ] 


पवन कुमार, अवर सचिव 


MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 27th August, 2014 
S . O . 2184 ( E ). - Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum 
and Natural Gas No. S . O . 727 ( E ) dated 6th March , 2014 issued under sub -section (1 ) of Section 3 of the 
Petroleum and Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in Land ) Act 1962 (50 of 1962) (hereinafter 
referred to as the said Act) published in the Gazette of India dated the 10th March 2014 , the Central 
Government declared its intension to acquire the right of user in the land , specified in the Schedule appended to 
that notification for the purpose of laying a pipeline for transportation of petroleum products through Kota 
Jobner Pipeline Project from Kota to Jobner Terminal in the State of Rajasthan by Bharat Petroleum 
Corporation Limited ; 

And whereas the copies of the said Gazette notification were made available to the pub 
28.03.2014 ; 

And whereas the competent authority has, under sub -section (1 ) of Section 6 of the said Act, submitted 
report to the CentralGovernment; 


C 


were 


And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the 
said land is required for laying the pipeline , has decided to acquire the right of user therein ; 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 (ii) ] 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -section (1 ) of Section 6 of the said Act , the 
Central Government hereby declares that the right of user in the said land , specified in the Schedule, appended 
to this notification , is hereby acquired for laying the pipeline ; 


And further , in exercise of the powers conferred by sub -section (4 ) of Section 6 of the said Act, the 
Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of 
vesting in the Central Government, vest of the date of the publication of this declaration , in Bharat Petroleum 
Corporation Limited , free from all encumbrances . 


SCHEDULE 


TEHSIL : MALPURA 
S . NO . Name Of Village 
| 1 

Ajmeri 


DIST: TONK 
Survey No. 

1531 
1530 
1529 
1483 
1484 
1479 
1475 
1480 
1470 
1466 
1278 
1281 
1282 
1286 
1288 
1289 
1291 
1294 
1295 
1357 
1296 
1297 
1301 
1300 
1299 
1298 
1305 
1306 


STATE : RAJASTHAN 
Area (In Hector ) 

0 .3456 

2156 
0 . 1584 
0 .3960 
0 . 3888 
0 . 1512 
0 . 1008 
0 .0828 
0 .0900 
0 . 1440 
0 . 1296 
0 .3888 
0 .0072 
0 .0072 
0 . 1440 
0 .0360 
0 . 0900 
0 .1296 
0 .0180 
0 .0144 
0 .0036 
0 .0018 
0 . 1224 
0 .0018 
0 .0216 
0 .0432 
0 . 0504 
0 .0054 
0 . 0864 
0 .0036 
0 . 1170 
0 . 0036 
0 . 1044 
0 .0576 
0 .0090 
0 .0720 
0 .0756 
0 .0432 
0 .0432 
0 .0936 
0 . 0576 
0 . 0504 
0 . 0252 
0 . 1080 


1309 
1308 
1328 
1327 
1329 
754 
755 


757 


758 
759 


760 


762 
763 
764 


[ 461 II - QUS 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


669 
667 
668 
666 
661 
647 
648 


645 


642 
640 
639 
638 
636 


635 
634 


0 .0936 
0 .0540 
0 .0090 
0 .0432 
0 . 0648 
0 .0468 
0 .0864 
0 .0144 
0 . 0576 
0 . 0576 
0 . 0576 
0 .0360 
0 .0720 
0 . 0648 
0 .0576 
0 . 0504 
0 . 0090 
0 .0054 
0 .0036 
0 . 0864 
0 . 1080 
0 .1296 
0 .0576 
0 . 0090 
0 .0090 
0 . 1440 
0 . 1872 
0 .0720 
0 .0072 
0 .0054 


360 
361 
362 
363 
364 
365 
366 
389 
388 


JOY 


20 


392 


394 
401 
400 
65 
1312 


[F . No . R -31015 / 33 / 2013 -OR - II] 
PAWAN KUMAR , Under Secy . 


Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054. 


